रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 3 , 2018 / आषाढ़ 12 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 3 , 2018 /ASHADHA 12 , 1940 


सं . 228] 
No. 228 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ (वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 03 जुलाई , 2018 

सं0 17 / 2015 - 2020 


विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के अध्याय 3 में नया पैरा 3. 24 शामिल करना । 


फा0 सं0 01 / 61 / 180 / 49 / एएम - 19 / पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति, 2015 - 2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (दिनांक 01.04.2015 की 
सार्वजनिक सूचना सं0 01 के द्वारा अधिसूचित और समय - समय पर यथा संशोधित ) में निम्नलिखित पैरा शामिल करते हैं । 
2. पैरा 3. 24 निम्नानुसार शामिल किया जा रहा है: 
" 3. 24 एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र 
क ) जहां कहीं भी निर्यातक को इस आशय के प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है कि एमईआईएस के तहत उस पोतलदान 
(पोतलदानों) के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया गया है जिसका पुनः आयात किया जा रहा है तो निर्यातक प्रक्रिया 

5 - 20 के पैरा 3.06 ( क ) के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र, एएनएफ - 3ड़ - " प्रोत्साहन 
प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन " में अनुरोध प्रस्तुत करेगा । 


निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 3च में प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र जारी करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के 
समक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । 


जहां कहीं भी आवेदक द्वारा संगत पोतलदान बिल (बिलों) के लिए एमईआईएस का उपयोग किया गया है तो 
आवेदक के लिए सीमा शुल्क के संगत लेखा शीर्ष में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 कक के अंतर्गत 


3762 GI/2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


निर्धारित दर पर ब्याज सहित आनुपातिक धनराशि रिफंड करना आवश्यक है । भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने पर 
क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेगा । 


जहां कहीं भी आवेदक को संगत पोतलदान बिल (बिलों ) के लिए एमईआईएस जारी किया गया है किन्तु 
एमईआईएस स्क्रिप का उपयोग नहीं किया गया है तो आवेदक को एमईआईएस स्क्रिप क्षेत्रीय प्राधिकारी को 
अभ्यर्पित कर देना चाहिए । तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा साथ ही संगत पोतलदान 
बिल (बिलों) को रोकने के लिए एनआईसी को सूचित करेगा । 
जहां कहीं भी एमईआईएस के लिए आवेदन नहीं किया गया है या एमईआईएस के लिए आवेदन किया गया है 
किन्तु कोई स्क्रिप जारी नहीं किया गया है , तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन में प्रस्तुत वचन के आधार पर निर्धारित 
प्रपत्र में प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा साथ ही संगत पोतलदान बिल (बिलों ) को रोकने के लिए एनआईसी को 
सूचित करेगा । 


if 


3. 


" एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, " एएनएफ 3ड़ और “ एमईआईएस के 
तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र, परिशिष्ट 3च के प्रपत्र इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में हैं तथा 
उन्हें अधिसूचित भी किया जा रहा है । 


सार्वजनिक सूचना का प्रभावः एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 
अधिसूचित की जा रही है । 


आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


एएनएफ - 3ड . 
" प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन " 


( कृपया प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 का पैरा 3.24 देखें ) 


1 . आवेदक का विवरण : 
iआईईसी सं० (दिनांक 01 .07.2017 से 10 अंकों का अक्षरांकीय पैन संख्या ) 


iii प्रमाण पत्र के प्रेषण हेतु फर्म का नाम और पता 

आवेदकों को आवश्यकता के अनुसार कृप्या 2,3 , 4 और 5 में से विकल्प चुनना अपेक्षित है और गैर प्रयोजनीय 
भागों को छोड़ा जाए । 
2 निम्नलिखित पोतलदान बिल / बिलों हेतु मैं घोषित करता हूँ कि मैने पहले ही एमईआईएस लाभ प्राप्त कर लिए हैं और 
स्क्रिप का उपयोग कर लिया है । मैं इन पोतलदान बिल / बिलों हेतु यह भी घोषित करता हूँ कि समय - समय पर यथा 
अद्यतित सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 28 कक के अनुसार मैंने लिए गए आनुपातिक शुल्क लाभ के बराबर राशि 
का लागू ब्याज सहित भुगतान किया है । मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा यथा उल्लिखित चालान संख्या संबंधित 
पोतलदान बिल / बिलों के लिए भुगतान से संबंधित हैं । 
क्र सं० पोतलदान बिल सं० फाइल संख्या जिसमें प्राधिकार पत्र सं० चालान सं० 

चालान तिथि 
एमईआईएस प्रदान और दिनांक 
किया गया 


मैं घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित पोतलदान बिल / बिलों हेतु मैंने पहले ही एमईआईएस स्क्रिप प्राप्त किए हैं परंतु स्क्रिप 
का उपयोग नही किया है । मैं मूल एमईआईएस स्क्रिप का अभ्यर्पण कर रहा हूँ तथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि संबंधित 
एमईआईएस स्क्रिपों को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है तथा संबंधित पोतलदान बिल / बिलों के संबंध में भविष्य में 
एमईआईएस हेतु आवेदन करने से रोक लगाई जाती है । 
क्रं सं० पोतलदान बिल फाइल संख्या जिसमें प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक टिप्पणियां यदि कोई हों 

एमईआईएस प्रदान किया 
गया 


सं० 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 मैं घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित पोतलदान बिलों का एमईआईएस के तहत दावा करने हेतु आवेदन किया गया है परंतु 

मुझे स्क्रिप जारी नहीं की गई है । इन पोतलदान बिलों हेतु मुझे कोई आपति नहीं है यदि संबंधित आवेदनों को क्षेत्रीय 
प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, फाइल को बंद किया जाता है तथा संबंधित पोतलदान बिल / बिलों के संबंध में भविष्य में 
एमईआईएस हेतु आवेदन करने पर रोक लगाई जाती है । 
क्र सं० पोतलदान बिल सं० मान्य निर्यात तिथि भारतीय रुपये में पोत पर्यंत फाइल सं जिसमें आवेदन किया 

निशुल्क मूल्य 

गया है । 


. . . 


5 मैं घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित पोतलदान बिल / बिलों का एमईआईएस के तहत दावा करने हेतु आवेदन नहीं किया 

गया है तथा मेरे द्वारा भविष्य में एमईआईएस के तहत दावा करने हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा । मुझे पता है कि यदि 
इन्हीं पोतलदान बिलों के संबंध में आवेदन किया जाता है तो मैं एफटी ( डीएंडआर) अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु 
उत्तरदायी हूँ । 
क्रं सं० | पोतलदान बिल सं० मान्य निर्यात तिथि भारतीय रुपये में पोत पर्यंत टिप्पणियां यदि कोई हों 

निशुल्क मूल्य 


घोषणा / वचनबद्धता: 


1 मै एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई सूचना सही है तथा कोई सूचना छिपाई नहीं गई है । 


2 मै एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि मै भविष्य में उपर्युक्त 3,4 और 5 में उल्लिखित किसी पोतलदान बिल हेतु एमईआईएस 

प्रोत्साहन हेतु दावा नहीं करुगा । 
मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9. 06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित तथा हस्ताक्षर 
करने के लिए अधिकृत हूँ । 
मैं घोषित करता हूँ कि मैने प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3. 06 ( क ) और ( ख ) के तहत प्रावधानों को पढ़ा है तथा मैने संबंधित 
क्षेत्रीय प्राधिकारी ( आरए ) को सभी एमईआईएस आवेदन उसी वित्तीय वर्ष में किए है जिसके लिए प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने 
संबंधी प्रमाण पत्र हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम और पता जिसे आवेदन प्रस्तुत किया 
जा रहा है । 


प्रस्तुत करने की तिथि 


आवेदक के हस्ताक्षर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


परिशिष्ट 3 च 


“ एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करने संबंधी प्रमाणपत्र " 

( प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के पैरा 3. 24 के तहत ) 


भारत सरकार 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

विदेश व्यापार महानिदेशालय 
सम्पूर्ण पते सहित क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम 


दिनांक : डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई 
फा . सं. : 
यह एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि फर्म, फर्म का नाम, आईईसी सं० सहित फर्म का 10 अंकों का अक्षरांकीय 
पैन, ने 


( कृपया क और ख में से गैर - प्रासंगिक हिस्से को काट दें ) 


क संबंधित पोतलदान बिल (बिलों ) हेतु नीचे दी गई तालिका के अनुसार स्क्रिप का उपयोग किया । फर्म ने | 

समय - समय पर यथा अद्यतित सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 28 एए के अनुसार लागू ब्याज 
के साथ लिए गए समानुपाती शुल्क लाभ के बराबर राशि का भुगतान किया है । 

| पोतलदान फा. सं . जिसमें एमईआईएस प्राधिकार पत्र चालान संख्या चालान तिथि 
क्रं सं० बिल सं० का लाभ प्रदान किया गया सं. और तारीख 

था 


ख वचनपत्र प्रस्तुत किया है कि एमईआईएस के तहत कोई प्रोत्साहन नही लिया गया है और एमईआईएस 

के तहत लाभ के लिए दावा किया जाएगा । 
| . . | पोतलदान बिल सं० मान्य निर्यात तिथि भारतीय रुपये में पोत पर्यंत निःशुल्क 
क्रं सं० 


मूल्य 


सहायक महानिदेशक , विदेश व्यापार / 
उप महानिदेशक विदेश व्यापार का 
नाम मुहर सहित 
कार्यालय का नाम : 
दूरभाष सं० 


[ 9761 I - Dus 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, 3rd July, 2018 

No. 17 /2015 - 2020 
Subject : Introduction of new Para 3. 24 in the chapter 3 of the Handbook of Procedures, 2015 -20 


F . No. 01 /61/ 180 /49 /AM19 /PC - 3. — In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2 .04 of the Foreign 
Trade Policy 2015 -2020 , the Director General of Foreign Trade hereby adds the following para in the HandBook of Procedures 
Vol 1 (notified through Public Notice No. 01 dated 01.04 .2015 and amended from time to time. 

2 . Para 3.24 is being added as below : 
“ 3.24 No Incentive Certificate under MEIS 


a ) 


Wherever an exporter requires a certificate to the effect that No incentive under MEIS has been taken for 
shipment(s) which is being re -imported , the exporter will submit a request in the specified format , ANF 3E 
“ Application for No Incentive Certificate ” to the concerned Regional Authority (RA ) as per para 3.06 (a ) of the 
HBP 2015 - 20 . 


ii . 


b ) The following procedure will be followed at the concerned Regional Authority while issuing the No Incentive 

Certificate , in the specified format Appendix 3F . 
i. Wherever ,MEIS has been utilized by the applicant for the relevant shipping bill(s), the applicant is required to 

refund the proportionate amount along with interest at the rate prescribed under the section 28AA of the Customs 
Act, in the relevant Head of Account of Customs. On receipt of proof of payment, the RA would issue the 
certificate. 
Wherever, MEIS has been issued to the applicant for the relevant shipping bill (s) but the MEIS scrip has not 
been utilised , the applicant should surrender the MEIS scrip to the RA . The RA would then issue the certificate 

and simultaneously inform the NIC to block the relevant shipping bill (s). 
iii. Wherever, MEIS has not been applied for or MEIS has been applied for but no scrip has been issued , the RA 

would issue the certificate in the specified format, on the basis of the undertaking submitted in the application 

and simultaneously inform the NIC to block the relevant shipping bill(s). 

3 . The format of the “ Application for No Incentive Certificate Under MEIS” , ANF 3E and " No Incentive Certificate 
under MEIS ” , Appendix 3F are in the Annexure to this Public Notice and are also being notified . 


Effect of Public Notice : The procedure to obtain No Incentive Certificate under the MEIS is being notified . 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 

ANF 3E 


“ Application for No Incentive Certificate” 
(please read para 3.24 of the Handbook of Procedures 2015 - 20 ) 


1. 


Applicant Details : 
i IEC No . ( 10 Digit alphanumeric PAN from 01.07.2017) 


iii Name of the firm with address for dispatch of Cerficate 

Applicants are required to please chose from 2 , 3, 4 and 5 as per requirement, and cut across non 

applicable portions 
2 I declare that for the following shipping bill ( s) I have already obtained MEIS benefit and has utilized the scrip . I 

also declare that for these shipping bill(s), I have paid an amount equal to the proportionate duty benefit availed 
along with the applicable interest as per the section 28 AA of the Customs Act, 1962 as updated from time to time. 
I also declare that the challan no . as mentioned by me are pertaining to the payments for the concerned shipping 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


bill(s ) 
Sl. no . Shipping Bill No. 


File no in which 
MEIS was granted 


| Authorisation no . Challan No. 
and date 


Challan 
Date 


3 I declare that for the following shipping bill (s) I have already obtained MEIS scrip but have not utilized the scrip . I 

am surrendering the original MEIS scrip and I have no objection , if the concerned MEIS scrips are cancelled by 
the Regional Authority and the concerned shipping bill (s ) is / are barred from applying for MEIS in the future . 
Sl. no . Shipping Bill No. File no in which Authorisation no . and date 

Remarks, if any 
MEIS was granted 


4 I declare that the following shipping bills have been applied for claim under MEIS but scrip has not been issued to 
me. For these shipping bills, I have no objection , if the concerned applications are cancelled by the Regional 
Authority, the file closed and the concerned shipping bill (s ) is / are barred from applying for MEIS in the future . 
Sl. no . Shipping Bill No. Let Export Date FOB Value in INR 

File no . in which applied 


5 I declare that the shipping bill (s ) mentioned as below have not been applied for claim under MEIS and will not be 

applied for claim under MEIS in future by me. I am aware that in case an application is made for the same shipping 
bills , I am liable for action under FT ( D & R ) Act. 
Sl. no . Shipping Bill No. Let Export Date FOB Value in INR 

Remarks, if any 


DECLARATION /UNDERTAKING 

I hereby declare that the information provided in this application is correct and no information has been withheld . 


I hereby declare that I will not claim MEIS incentive for any shipping bills mentioned in 3 , 4 and 5 above in the 
future. 
I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9 .06 of the Foreign Trade 
Policy . 
I declare that I have read the provisions under para 3 .06 (a ) and (b ) of the Handbook of Procedures and I have 
made all MEIS applications to the Concerned RA only in the Financial year, for which this application for No 
Incentive Certificate is being submitted . 


Name and address of the Regional Authority to which the 
Application is being submitted 


Date of Submission 


Signature of the Applicant 


[ 961 - ous 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Appendix 3F 


" No Incentive Certificate under MEIS ” 

(Under para 3. 24 of the HBP 2015-20 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE 

NAME OF RA 
WITH COMPLETE ADDRESS 


DATE : DD /MM /YYYY 
File no .: 
It is hereby certified that the firm , Name of the firm , with IEC no . 10 digit Alphanumeric PAN of the firm , has 


( Please cut across non -relevant portions among A and B ) 
A Utilized the scrip as in the table below for the concerned Shipping Bill(s). The firm has paid an amount equal to 

the proportionate duty benefit availed along with the applicable interest as per the section 28 AA of the Customs 
Act , 1962 as updated from time to time. 
Sl. no . Shipping Bill no . File no in which Authorisation no . Challan No. 

Challan Date 
MEIS was granted and date 


B Has submitted an undertaking that no incentive under MEIS has been taken and will be claimed for benefit under 
MEIS . 
Sl. no . Shipping Bill No. 

Let Export Date 

FOB Value in INR 


Name of Assistant DGFT /Deputy DGFT with stamp 

Name of office 

Phone no . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2018 .07.06 
11 :50 : 15 + 05 30 


KUMAR 


